PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ ., OCT. 16 , 1973 (ASVN . 24 , 1895 SAKA ) 


1739 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 3 अक्तूबर, 1973 


क्रमांक 2509-ज ( I )-73/29967. श्री दीनानाथ लांबा , पुत्र श्री बिशन दास, लोबा , 135-ए , माडल टाउम , यमुनानगर 
तहसील जगाधरी ( अम्बाला ) की मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम , 1948 की धारा 
4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं कि श्री दीनानाथ की मुब्लिक 100 रुपये की जागीर, 
जो कि उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3013-प्रार. ( 4 )-67/2629, दिनांक 2 अगस्त, 1967 द्वारा मंजूर की गई थी 
अब श्रीमती सुशीला कुमारी, विधवा श्री दीना नाच के नाम रबी , 1971 से 150 रुपये वार्षिक की दर से मंजूर की जाती 
है । इन अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा । 

क्रमांक 2502-ज ( I) -73/29972.-- श्री किशन लाल, पुत्र मुख राम, गांव सियाना , तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को 
मुत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के 

हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम , 1948 की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते है कि श्री किशन लाल की मुब्लिक 100 रुपये की जागीर, जो कि उसे हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 860 -र ( III )-69/8564, दिनांक 22 अप्रैल, 1969 द्वारा मंजूर की गई थी, अब श्रीमति उमरावली 
विधवा श्री किशन लाल के नामे खरीफ, 1973 से 150 रुपये वार्षिक की दर से मजूर की जाती है । इन अधिकारों का प्रयोग समद 
मेंदी गई शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा 


क्रमांक 2411-ज ( I )-73/29991 .-- पूर्ती पंजाब युबपुरस्कार प्रकिाम , 1948 (जैहिउपज तक हरियाना 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए) ( 1ए ) तया 3 ( 1 ) के 

प्रसार 

सौंरे गये अधिकारों का प्रयोग करने 
इये हरियाणा के राज्यपाल श्रीपति सुन्दर देवी , विधवा श्याम पुख, गोल झोल खुई, तहसील चरखीदादरी, जिला भिवानी को रबी , 1969 
से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा बरीफ, 1970 से 150 वपये वाषिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई आगों के 
अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 2543-ज ( I)-73/29997.-- यूषों पंजा युक पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उस में आज तक 
हरियाणा सरकार द्वारा सशोधन किया गया है ) की धारा 2 (९ ) ( ए) तथा 3 ( ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों को प्रयोग 
करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री मागे राम , पूर्व मोकाय, गोक्ष बाल तीनकिती जे डा , जिला भिवानी को री , 1988 से 

रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक सभा चरीफ, 1970 से 150 रुपये नाषिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शतों की 
अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 2511-ज (I )-73/ 30009.- पूर्वी पंजाब मुड पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उम्र में मात्र सके हरिया । 
सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए) (I ) तथा 3(I ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरिया गो 
के राज्यपाल श्री गुरदित्त सिंह, पुत्र हीरा सिंह, गांव फुलेनमाजरा , तहसील में जिला अम्बाला को रबी , 1967 से रबी, 1970 तक 
100 रुपये तथा खरीफ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जामीर सनब में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते 


कारीजैडम 


क्रमांक 2195-ज (I)-73/29985.--- हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 786-अ (I)-73/19075 
दिलोक 26 जून, 1973 के क्रमांक 1 के चौधे कालम “गांव व पता " के नीचे “ सहिमा " की बजाये “ सीहमा " पढ़ा जाये । 

क्रमांक 2413-ज ( I) -73/30003.-- हरियाणा सरकार राजस्व विभाग, को अधिसूचना क्रमांक 1227-ज ( I) -73/ 
18207, दिनांक 19 जून, 1973 की तीसरी पंक्ति में खरीफ , 65 की बजाय रबी , 1989 पढ़ा जाये । 


दिनांक 11 अक्तूबर, 1973 
कमांक 2614-4 ( 1)-73/ 30724 --हरियाणा सरकार , राजस्व विभाग, को अधिसूचना क्रमांक 4964- ज ( 1 )-721 
16664 , दिनांक 4/5 जून , 1973. के क्रमांक के आगे कालम बार ( गांव व पता ) में कुरुपुर कला की बजाय सुरपुर 
कला पढ़ा जाये । 

गुरचरण सिंह बिन्दरा, 

अवर सबिव । 


